जिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


. 


++::-- 


: 


SN 


: 


E 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 1 , 2015 / वैशाख 11 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937 


सं . 901] 
No . 901 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मई, 2015 


का . आ . 1158 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 3045 ( अ ) तारीख 03 दिसम्बर 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, 
खंड - 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के कि . मी . 
332.228 से 347.457 कि . मी . ( रोहतक - जींद सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), 
अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन 19 दिसम्बर 2014 को दैनिक 
जागरण और दि ट्रिब्यून दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं : 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 


और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1951 GI / 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


अनुसूची 
हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 332. 228 किलोमीटर से 347. 457 किलोमीटर तक 
( रोहतक जींद खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


का 


का 


संख्या 


1 , 


0 


। 


कम । जिला | तहसील | गांव का | सर्वेक्षण संख्या | भूमि | भूमि भूमि का क्षेत्रफल भू - स्वामियों / हितबद्ध 
संख्या का नाम 

व्यक्तियों के नाम 
नाम नाम 

प्रकार 
/ हदबस्त 

प्रकृति 
नं0 
आयत किला 

कनाल | मरला | हेक्टेयर में | 

संख्या 
1 | 2 3 ____ 4 5 6 7 8 

9 

10 
रोहतक ___ 1. । ( 1) लाखन | 62// 12 निजी । कृषि 

6 0 . 0152 दपीला पुत्र सरूपा, श्रीमती 
महम माजरा 

धरमो विधवा व मीना पुत्री व 
/ 95 

सोनू , संजीव पुत्रान 
रामफल, सत्यवान , 
सूरजभान , रमेश चन्द्र पुत्र 
जागे राम, श्रीमती प्रेमवती 
विधवा व विजय कुमार, 
राजेन्द्र पुत्र मौजी, श्रीमती 
कमला पत्नी राम कनवार , 
श्रीमती प्रभा देवी पत्नी 
सन्तलाल, श्रीमती चन्द्रपति 
पत्नी भाग सिंह, श्रीमती 
सरजो देवी पत्नी राजमल , 
मूर्ती देवी पत्नी भारत सिंह, 
श्रमती सावित्री देवी पत्नी 
इन्दर सिंह संतोष पत्नी 
बलबीर, राधे श्याम पुत्र 

जागर 
159 // | 15/ 2 | निजी । कृषि 

0 . 0506 श्रीमती फूलपति विधवा व 

राम, रामधारी, बलवान , 
सतवीर, कर्मवीर, रामचन्द्र , 

दलबीर पुत्रान भागा 
गाव का कुल क्षेत्रफल | 1 | 6 | 0 .0658 
( 2) चाँदी | 182 // | 15/ 1 | निजी | कृषि 

_ 2 0 . 0051 रामदास, गोपालदास , 

कांशीराम पुत्रान् हीरानन्द , 
सीताराम उर्फ ओम पुत्र व 
श्रीमती शिवांदिती पुत्री 

रामलाल 
206/I | 12 /2/ 3 | निजी | कृषि । 1 । 13 0.0835 कृष्ण , बीजेन्द्र , सुरेन्द्र पत्रान् 

रामकवार 
249// 26 निजी । कृषि । 0 - 15 - 0. 0379 हवा सिंह, सूरजमल , शिबू, 

संत सिंह पुत्रान् सरूप सिंह, 
श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि 

जीले सिंह 
927 - पंचायत | असिंचित | 0 4 0 .0101 | गांम पंचायत 

___ गाँव का कुल क्षेत्रफल - 2 14 0. 1366 
___ (1 ) | 77 // 8 / 3 | निजी | कृषि 0 5 0. 0126 भीम सिंह , महा सिंह, पुत्रान् 
रोहतक भगवती 

भरथू, होशयार सिह, इलवान 
पुर / 89 

सिंह , राजेन्द्र सिंहपुत्रान् व 
श्रीमती शांति , कमला पुत्रीयां 

कांशीराम व अन्य 
| 84 /I 5/ 3 निजी । कृषि । 0 2 0. 0051 | जोतराम पुत्र गोपाल 

गाँव का कुल क्षेत्रफल | 0 | 7 | 0 .0177 
(2) | 95/1 | 21/ 3 | निजी । कृषि । 1 । 18 | 0.0961 | सीलकराम पुत्र सरुप सिह , 
टिटौली 

सिहराम , हरीराम, बलवान , 
ईश्वर पुत्रानव श्रीमती 
सुनहरी पुत्री रंगी, कालीराम 
पुत्र भगवाना, श्रीमती सहाबो 
विधवा भीम खानाकाश्त 
सिहराम, हरीराम , बलवान , 


/ 93 


/ 88 


[ TT II – DUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ईश्वर, श्रमती सुनहरी 


96 /1 


4 /3 


funt 


io 


0 


3 


गाँव का कुल क्षेत्रफल 
कुल क्षेत्रफल 


0 .0076 | 57 RHE Y PITH , 

रामकरण पुत्र गोविन्दराम 
0 . 1037 
0 . 3238 


6 


8 


[9T. PË. HTRIYT / 9678 – 754 / RTEdon - uffa / 1.37./ 15 – 16 / RT540 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st May, 2015 
S.O . 1158 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport 
and Highways number S .O . 3045 (E ) dated 03rd December 2014 , published in Gazette of India , Extraordinary, Part II, 
Section 3 , Sub -section (ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act),the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of National Highway No 71 on the stretch of land from Km .332 .228 to Km .347 .457 (Rohtak - Jind Section ) in 
Rohtak District in the State of Haryana ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in the “ Dainik Jagran ” and “ The 
Tribune” both dated 19th December 2014 ; under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km 332. 228 to Km 347 .457 (Rohtak -Jind section ) of the National Highway No . 71 in the State of Haryana 


Si. 
No . 


Survey numberType 


Area 


Name 

of the 
district 


Name 
of the 
taluk 


of 


Name of 
village 

and 
hadbast 
number 


Nature 

of 
land 


Name of the land 
Owners / Persons 

interested 


land 


Kanal 


Marla 


Hectare 


Rectangle 
number 

5 


Field 
number 


1 


3 


8 


9 


Rohtak 


1 . 


621/ 


12 


Private 


Irrigated 


0 


6 


0 .0152 


Meham 


( 1 ) 
Lakhan 
Majra /95 


10 
Dapila S /o Sarupa , Smt. 
Dharmo Wd/o and 
Meena D / o and Sonu , 
Sanjay Ss/o Ramphal, 
Satyewan Slo 
Surajbhan , Ramesh 
Chand S /o Jage Ram , 
Smt. Premwati Wd/ o 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


and Vijay Kumar, 
Rajender S /o Mauji, 
Smt. Kamla W /o Ram 
Kanwar, Smt. Prabha 
Devi W /o Santlal, Smt. 
Chanderpati W /o Bhag 
Singh , Smt. Sarjo Devi 
W /o Rajmal,Murti Devi 
W /o Bharat Singh , Smt. 
Savitri Devi W /o Inder 
Singh , Santosh W /o 
Balbeer, Radhe Shyam 
Slo 
Smt. Phulpati Wd/o & 
Ramdhari, Balwan , 
Satbeer, Ramchander , 
Dalbeer, Karambeer 
Ss /o Bhaga 


159 // 


151 


Private 


Irrigated 


0 .0506 


0 .0658 


Total of 

Village 
151 Private 


( 2 ) 


182 /1 


Irrigated 


0 


Chandi/ 

93 


206 // 


12 / 


Private 


Irrigated 


13 


213 


0 .0051 Ramdas, Gopal Das, 

Kanshi Ram Ss/o 
Hiranand , Sitaram @ 
Om S /o & Smt. 

Shivanditi D /o Ramlal 
0 .0835 Krishan , Bijender, 

Surender Ss /o 

Ramkawar 
| 0 .0379 | Hawa Singh , Surajmal, 

Sibu , Sant Singh Ss/ o 
Sarup Singh , Smt. 
Krishna Devi W /o Jile 

Singh 
0 .0101 
0.0101 Gram Panchayat 


2491/ 


Private 


Irrigated 


| 


15 


Non 
Irrigated 


Non - 


0 


927 Pancha 

yat 
Total of 

Village 
8 /3 Private 


4 
14 


2 


0.1366 


0 . 1366 


2 . 
Rohtak 


7711 


Irrigated 


0 


5 


0.0126 


(1) 
Bhagwati 
pur 789 


Bheem Singh , Maha 
Sing Ss /o Bharthu , 
Hoshyar Singh , Balwan 
Singh , Rajender Singh 
Ss/o & Smt. Shanti, 
Kamla Ds/o Kanshi 
Ram & Others 
Jotram Slo Gopal 


8411 


Irrigated 


0 


2 


0 .0051 
0 .0177 


5 /3 Private 

Total of 

Village 
21/ Private 


( 2 ) Titoli/ 


951/ 


Irrigated 


1 


0 .0961 


3 


Seelakram S /o Saroop 
Singh , Singhram , 
Hariram , Balwan , 
Ishwar Ss /o & Smt. 
Sunahari D /o Rangi, 
Kaliram S / o Bhagwana, 
Smt. Sahabo Wd /o 
Bheem Singh Khanakast 
Singhram , Hariram , 
Balwan , Ishwar , Smt. 
Sunahari 

Hari singh S /oRatiram , 
| Ramkarn s / o Govindram 


96 / / 


4 /3 | Private 


Irrigated 


3 


0 .0076 


Total of 
Village 


2 


1 


0 . 1037 


6 


8 


0 .3238 


[ F. No. NHAMPIU-Rohtak/ Rohtak -Jind/ LA/ 15- 16/ Rohtak ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


